Supplement_II 


Regd . No. CHD/0093 / 2015-2017 


सत्यमेव जयते 


करकार 
. 


GOVT 
. 


HARYAN 


Haryana Government Gazette 

Published by Authority 


© Govt. of Haryana 


No. 47-2016 ] CHANDIGARH, TUESDAY , NOVEMBER 22 , 2016 ( AGRAHAYANA 1 , 1937 SAKA) 


General Review 

हरियाणा सरकार 
योजना विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 9 नवम्बर, 2016 
अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा के वर्ष 2015-16 के कार्यों की समीक्षा 
क्रमांक योजना (संकलन) -2016 / 286. 

यह विभाग राज्य में विभिन्न विकास कार्यक्रमों के नियोजन, नीति निर्धारण एवं प्रशासन हेतु विभिन्न प्रकार के अभीष्ट 
आंकड़ों का संग्रहण / संकलन एवं विश्लेषण करता है । राज्य की पंचवर्षीय तथा वर्षिक योजना तैयार करने तथा आर्थिक एवं 
सांख्यिकीय मामलों में राज्य सरकार को परामर्श देने का कार्य भी विभाग द्वारा किया जाता है । 

हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण, 2015-16 जिसमें राज्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में की गई प्रगति की वस्तु स्थिति 
दर्शाई जाती है, को तैयार कर बजट सत्र के दौरान सोफ्टकोपी ( सीडी) सहित हरियणा विधान सभा में प्रस्तुत किया गया । 

हरियाणा सांख्यिकीय सारांश, 2014-15 जिसमें राज्य के विभिन्न सामाजिक - आर्थिक पहलुओं पर विस्तृत आंकड़ें दिये 
जाते हैं , को तैयार कर बजट सत्र के दौरान हरियाणा विधान सभा सदस्यों को सोफ्टकोपी (सीडी) में प्रस्तुत किया गया । 

विभाग द्वारा 31-3-2014 की स्थितिनुसार हरियाणा सरकार के अधीन अमले की गणना का कार्य किया गया व 
कर्मचारियों के विभिन्न श्रेणियों के अनुसार वर्गीकरण सम्बन्धी कार्ड जारी किया गया । 

श्रमिक वर्ग के मासिक उपभोक्ता कीमत सूचकांक नियमित तौर पर तैयार करके हरियाणा गजट में प्रकाशित किये गये । 
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण) तथा 20 चयनित कृषि वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक मासिक आधार पर तैयार किये गए । 

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद , निवल राज्य घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय के अनुमान वर्ष 2014-15 के द्रुत 
अनुमान भी प्रचलित तथा स्थिर (2011-12 ) दोनों भावों पर तैयार किये गए । नई श्रृंखला आधार वर्ष 2011-12 पर वर्ष 
2011-12 से 2013-14 के तैयार किए गए । 

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद, निवल राज्य घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति के अनुमान वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक 
नई श्रृंखला आधार वर्ष 2011-12 पर संकलित किए गए । वर्ष 2014-15 के द्रुत अनुमान भी प्रचलित तथा स्थिर ( 2011-12) 
दोनों भावों पर तैयार किए गए । 

राज्य के जिला - वार सकल राज्य घरेलू उत्पाद, निवल राज्य घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय के अनुमान वर्ष 
2011-12 तथा 2012-13 प्रचलित तथा स्थिर ( 2004-05 ) दोनों भावों पर संशोधित किये गए । 


Price : Rs. 3.00 


(109 ) 


110 


SUPPLT . TO HARYANA GOVT. GAZ . NOV . 22, 2016 ( AGHR. 1 , 1938 SAKA) 


७ 


राज्य में वर्ष 2013-14 मे सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान प्रचलित तथा स्थिर ( 2004-05 ) दोनों भावों पर तैयार 
किये गये । 

हरियाणा सरकार के बजट 2015-16 का आर्थिक एवं प्रयोजनवार वर्गीकरण तथा राज्यों के 2014-15 के वित्त का 
विश्लेषण नामक रिपोर्टों को तैयार किया गया । 

हरियाणा की नगरपालिकाओं / परिषदों / निगमों के बजटों का आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण वर्ष 2013-14 से 
सम्बन्धित रिपोर्ट तैयार की गई । 

वर्ष 2013-14 की कृषि लेखा तथा कृषक परिवार बजट सम्बन्धी अध्ययन रिपोर्ट तैयार की गई व वर्ष 2014-15 से 
सम्बन्धित उक्त रिपोर्टों को तैयार करने का कार्य प्रगति पर रहा । राज्य में विभिन्न फसलों के अधीन क्षेत्र , पैदावार व उपज 
सम्बन्धी सूचकांक तैयार किये गये । 

औद्योगिक वर्गीकरण अनुसार वार्षिक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वर्ष 2005-06 से 2014-15 से सम्बन्धित एक रिपोर्ट 
तैयार की गई । 

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन , ( राजीव आवास योजना) से सम्बन्धित आंकड़े एकत्रित करने के लिए सर्वेक्षण का कार्य 
प्रगति पर रहा । 

वर्ष 2015-16 के दौरान छठवीं आर्थिक गणना से सम्बन्धित केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय ( सी ० एस ० ओ ०) स्तर पर 
आंकड़ों की तैयारी (स्कैन्ड इमेजिज से आंकड़े निकालना, जाँच पड़ताल तथा मान्यीकरण ) व टेबल जनरेशन का कार्य प्रगति पर 
रहा । 10 या इससे अधिक कार्यकर्ता वाले उद्यमों / इकाइयों की सूचना तैयार की गई । राज्य स्तरीय रिपोर्ट तैयार करने का 
कार्य प्रगति पर रहा । 

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 72वें दौर के सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण किया गया व 73वें दौर के सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर 
रहा । 

जिला सिरसा में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें विभिन्न विभागों के जिले में कार्यरत 22 कर्मचारियों 
को प्राथमिक सांख्यिकी सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान किया गया । विभाग के 60 अधिकारियों / कर्मचारियों ने राज्य व भारत सरकार 
के विभन्न संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया । 

राज्य की वार्षिक योजना 2016-17 तैयार की गई । वर्ष 2015-16 की वार्षिक योजना की कार्यान्वयन / मोनिटरिंग 
सम्बन्धी कार्य भी प्रगति पर रहे । जिला योजना स्कीम के तहत राज्य के सभी जिलों को विभिन्न विकास कार्यों हेतु 21,155.33 
लाख रुपए की राशि अबंटित / जारी की गई । 

राज्य सरकार द्वारा इस कार्य के लिए चयनित सी.आर.आर.आई.डी. को 3 मूल्यांकन अध्ययन / अनुसन्धान कार्य प्रदान 
किये गए । इसके अतिरिक्त राज्य में 20 - सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन से सम्बन्धित मासिक तथा त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टों की 
नियमित रूप से समीक्षा की गई तथा वांछित सूचना भारत सरकार को भेजी गई । 

सभी जिलों में वर्ष 2013-14 के जिला सांख्यिकीय सारांश, सामाजिक - आर्थिक समीक्षा तथा नगरपालिका वार्षिक पुस्तकें 
तैयार की गई । जिला सांख्यिकीय कार्यालय अपने जिलों से सम्बन्धित सांख्यिकीय आंकड़ें एकत्रित कर मुख्यालय को भेजने के 
कार्यकलापों में व्यस्त रहे तथा योजना कार्यालय अपने जिलों की योजनाएं तैयार करने तथा इस स्कीम के अन्तर्गत क्रियान्वयन 
एजैंसियों को राशि जारी करने सम्बन्धी कार्यों में व्यस्त रहे । 


- 


चण्डीगढ़ः 
दिनांक : 19.10.2016. 


पी ० राघवेन्द्रा राव , 
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, 

योजना विभाग । 


54730 — C.S.H.G.P., Chd . 


